रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L .-33004/ 97 


" 


. 


. 


+ 


भारतको राजपत्र 


सयाजपत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Mal 


2811447 


भाग II - खण्ड - उप - खंड (1) 
PART II. -- Section 3---Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं0374 ] 
No. 374 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18 , 1997/ भाद्र 27 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 18 , 1997 / BHADRA 27 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1997 

से 53/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी .) 
सा . का . नि . 554( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 4 क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची में उप - शीर्ष सं. 3306. 10 के अंतर्गत आने वाले 
माल को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट करती है, जिस पर उक्त धारा की उप - धारा ( 2 ) के प्रावधान लागू होंगे । 
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1997 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं. 341/76 /97 - टी. आर. यू.] 

अतुल गुप्ता, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th September, 1997 

No. 34 /97-CENTRAL EXCISE (N . T .) 
G . S . R . 554 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944 ), the Central Government hereby specifies all goods falling under sub - heading No . 3306. 10 of the Schedule to the 
Central Excise Tariff Act , 1985 (5 of 1986) as the goods to which the provisions of sub - section ( 2 ) of the said section shall 
apply . 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of October, 1997. 

[ F. No. 341/ 76/ 97- TRU] 

ATUL GUPTA , Under Secy. 
2345 GL / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1) ] 


अधिसूपमा 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 1997 

से 54 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) 
सा . का . नि . 555 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 4 क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उप - शीर्ष सं. 3306 . 10 के अंतर्गत आने वाले 
माल के संबंध में खुदरा विक्रय कीमत के तीस प्रतिशत की कमी के रूप में अनुज्ञात करती है । 
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1997 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा. सं . 341 / 76/ 97 - टी . आर. यू.] 

अतुल गुप्ता, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi , the 18th September , 1997 

No. 54 /97-CENTRAL EXCISE (N . T.) 
G .S .R . 555 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944 ), the CentralGovernment hereby allows thirty per cent of the retail sale price as amount of abatement in respect of 
goods falling under sub -heading No. 3306 . 10 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ). 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of October, 1997 . 

[ F. No. 341/76/ 97 -TRU] 

ATUL GUPTA , Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1997 

से 55 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी .) 
सा . का . नि . 556 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 4 क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची में उपशीर्ष सं. 3401.20 और 3402. 90 के 
अंतर्गत आने वाले माल को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट करती है , जिस पर उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान लागू होंगे । 
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1997 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं. 341/76/ 97 - टी . आर. यू.] 

अतुल गुप्ता, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi,the 18th September , 1997 

No. 55 /97-CENTRAL EXCISE (N . T.) 
G .S .R . 556 (E ).-- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of soction 4A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944), the Central Government hereby specifies all goods falling under sub -heading No . 3401.20 and 3402. 90 of the 
Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) as the goods to which the provisions of sub - section (2 ) of the said 
section shall apply. 
2. This notification shall come into force on the 1st day of October , 1997 . 

[ F. No . 341/ 76/ 97 -TRU] 

ATUL GUPTA , Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1997 

सं 56/97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का . नि . 557 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 4 क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची में उपशीर्ष सं. 3401. 20 और 3402.90 के 
अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में खुदरा विक्रय कीमत के 35 प्रतिशत को कमी के रूप में अनुज्ञात करती है । 
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1997 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा. सं. 341/76 /97 - टी . आर. यू. ] 

अतुल गुप्ता, अवर सचिव 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th September, 1997 

No. 56 /97-CENTRAL EXCISE (N . T.) 
G .S. R. 557 ( E ). --In exercise of the powers conferred by sub-section ( 2 ) of section 4A of the Central Excise Act , 1944 
(1 of 1944 ), the CentralGovernment hereby allows thirty - five per cent of the retail sale price as amount of abatement in respect 
of goods falling under sub - heading No . 3401. 20 and 3402 .90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act , 1985 ( 5 of 
1986 ). 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of October , 1997 , 

[ F. No. 341/ 76/ 97 -TRU] 

ATUL GUPTA , Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1997 

सं. 57/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) 
सा . का . नि . 558( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) 
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : -- 

1. ( i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गयारहवां सशोधन ) नियम , 1997 है । 

( ii ) यह 1 अक्तूबर, 1997 को प्रवृत्त होंगे । 
2. उक्त नियमों के नियम 57च के उपनियम ( 17 ) के खंड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 

" ( ङ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के उपशीर्ष 3306. 10 के अंतर्गत आने वाले टुथ -- 
पाउडर और टुथपेस्ट के विनिर्माताओं के पास 1 अक्तूबर, 1997 को अनुप्रयुक्त रह जाता है तो वह व्यपगत हो जाएगा और उसे , घरेलू 
खपत या निर्यात के लिए निकासी किए गए किसी उत्पादशुल्क माल पर शुल्क के संदाय के लिए उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया 
जाएगा : 
परंतु इस खंड की कोई बात 1 अक्तूबर , 1997 को स्टाक में बच रहे या अतिम उत्पाद में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में शुल्क के मुजरा को , 
यदि कोई हो , लागू नहीं होगी । " 

[ फा . सं. 341/76/ 97 - टी . आर . यू . ] 

अतुल गुप्ता, अवर सचिव 
टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. IV डी - सी . ई. दिनांक 28 फरवरी, 1944 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम 

संशोधन अधिसूचना सं . 49/97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) तारीख 8 सितम्बर, 1997 [ सा. का . नि . 524 ( अ ) तारीख 8 
सितम्बर, 1997 ] द्वारा किया गया । 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 18th September , 1997 

No. 57/ 97 - CENTRAL EXCISE ( N. T .) 
G. S. R. 558 ( E )--- -In exercise of the powers conferred by. section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), 
(hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central 
Excise Rules, 1944 , ( hereinafter referred to as the said Rules), namely : 

1 . (i) These rules may be called the Central Excise (Eleventh Amendment) Rules , 1997 . 

( ii ) They shall come into force on the 1st day of October, 1997 . 
2 . Inthe said rules, in rule 57F, in sub -rule ( 17), after clause (d), the following shall be inserted , namely : -- 

" (e ) on the first day of October, 1997, with the manufacturer of tooth powder and tooth paste, falling under sub 
heading No . 3306 . 10 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act , 1985 (5of 1986) shall lapse and shall not be 
allowed to be utilised for payment of duty on any excisable goods, cleared for home consumption or for export : 


Provided that nothing contained in this clause shall apply to credit of duty, if any, in respect of inputs lying in 
stock or contained in finished products lying in stock on the first day of October, 1997." 

[ F. No .. 341 / 76/ 97 - TRU ] 

ATUL GUPTA , Under Secy. 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No . IVD- CE dated 28- 2 - 1944 and were last 

amended by notification No. 49/ 97- Central Excise ( N. T .) dated the 8th September , 1997 [ G.S. R. No . 524 ( E) dated the 
8th September, 1997 ). 

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - - 1997 


